रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


" : AREIODANO. D . L.- 33004 / 99 


" 


-- - - 


6 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं . 306 ] 
No. 3061 


नई दिल्ली, बुधवार , जून 2 , 1999 /ज्येष्ठ 12 , 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 1999 / JYAISTHA 12 , 1921 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( किंग प्रभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 जून, 1999 


का . आ . 409 ( अ ) . - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 45 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात, और भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय, आर्थिक कार्यविभाग ( बैकिंग प्रभाग ) की अधिसूचना का . आ . सं . 145 ( अ ) दिनांक 8 मार्च, 1999 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतदद्वारा, 
उन्हीं शर्तों के अध्यधीम, जैसाकि उसमें निर्धारित किया गया है , सिक्किम बैंक लि . के अधिस्थगन की अवधि को 3 सितम्बर, 1999 तक बढ़ाती 


[ सं. 17/ 7 /99 -बीओए ] 


अनूप मिश्र , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

( Banking Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd June, 1999 
S. 0 . 409 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2) of section 45 ofthe Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949 ), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub 
section ( 1) and in partial modification of the notification of the Government of India in theMinistry of Finance, Department 
of Economic Affairs ( Banking Division) No. S. O . 145 ( E) dated 8th March , 1999, hereby extends, subject to the same terms 
and conditions, as laid down therein , the period ofmoratorium in respect of the Sikkim Bank Ltd ., for a further period upto 
and inclusive of 3rd September, 1999. 

| No. 17/ 7/ 99 - BOA] 
ANOOP MISHRA , Jt. Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi-110054 


